रजिस्ट्री सं . डी . ( गी . एन . )-72 


REGISTERED No. D . ( D . N.)- 12 


AHM 


1 


UCM 


. 


. 


RANDATHI 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II सण - उप -सड (1) 
PART II - Section 3 - Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 2221 
No. 227] 


नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 1982/ श्रावण 4, 1904 
NEW DELHI , MONDAY, JULY 26 , 1982 / SRAVANA 4, 1904 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पी जाती है जिससे कि पा अलग संकलमके 

रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be Aled as a separato 

compllation 


- 


- 


- 


- 


और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से 
प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ; 

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री 
अधिनियम , 1940 (1940 का 23 ) की धारा 12 और 33 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औषधि तकनीकी 
मलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात औषध और प्रसाधन 
सामग्री नियम 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाती है , अर्थात : 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

(स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 26 जलाई , 1982 
सा . का . नि . 810 ( अ ) . - औषधि और प्रसाधन मामग्री नियम 
1945 की और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप 
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1840 (1940 का 23 ) 
की धारा 12 और 33 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की 
अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 518 ( अ ) तारीख 21 सितम्बर , 
1981 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 , खण्ड 3 , 
उपखण्ड (1 ) तारीख 21 सितम्बर , 1981 पष्ठ 1539 पर प्रकाशित 
किया गया था , जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी 
व्यक्तियों से आक्षेप और सझाव मांगे गए थे , जिनकं उससे 
प्रभावित होने की सम्भावना है । 

और उक्त राजपत्र 5 अक्तबर , 1981 को जनता को उपलब्ध 
करा दिया गया था ; 


1 . इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि 
सामग्री ( तृतीय मंशोधन ) नियम 1982 है । 


और प्रसाधन 


2 . औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1945 में , 
( 1) नियम 150 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत : 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 
" 150 - क . प्रसाधन सामग्री के लिए मानक : 
इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए , प्रसा 
धन सामग्री के मानक के होंगे जो अनाची ४ में 
विहित किए जाएं । "; 


498 GI/82 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC. 3(i)] 


And whercas the said Gazette was made available to the 
public on the 5th Octobel , 1981, 


And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said diuft iuley have been considered by 
the Cential Government ; 


( 2) अनमची क में , प्रारूप 34 के मद 7 में उपमद (म ) 

के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी , 

अर्थात . : 
( घ ) इसमें प्रति दस लाख में मीस के . . . . 

भाग और प्रति दस लाख में आसे निक क . . . . 
भाग से अधिक भाग नही है । 
इसमें प्रति दस लाख में सीस के . . . . भाग 

और प्रति प्रति दम लाख में आसे निक 

के . . . . . . . . भाग से अधिक भार है " ; 
( 3 ) अनमची व के पश्चात निम्नलिखित अनमची 
अन्त स्थापित की जाएगी , अर्थात : 

अनसची ध 
(नियम 150- क देख ) 


Now, therefore, in ccitisc of the powers contelled by 
Rections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act , 1940 , 
(23 of 1940 ), the Cential Government aftur consultation 
with the Drug Technical Advisory Board , hereby niakes the 
following rules further to amend the Diugy and Cosmotics 
Rules, 1945 , naimcly :- -- 


AJ 


1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics 
. ( Third Amendment) Rules, 1982 . 


- 


त 


2 


2 . In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, --- 
( i) after rule 150 , the following rule shall be inserted , 

namely : 


" 150A . Standards for Cosmetics. --- Subject to the pro 

vixiong of these rules, the standards for Cosme 
tics shall be such as may be prescribed in Sche 
dulc S . ; 


प्रसाधन सामग्री के लिए मानक । 

परिमाधित प्रमाधन सामग्री के मानक निम्नलिखित 
परिसाधिन प्रमाधन सामग्री , भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय 
समय पर अधिकथित भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरूप 
होगी - 


(ii ) in Schedule A , in Form 34, in item 7 , for sub item 

( d ) , the following sub item shall be substituted , 
namely : - - 


“ ( d ) contains not more than . .. . . . . . .. . . . . parts per 

million of Lead and .. .. .. . .. .. . .. .. ..parts per mil 
lion of Alsenic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. 
contains more than. . . .. . . . .. . . . .. . . . parts per million 
of Lead and . . . . . . . . . . . .. .parts per million of 
Arsenic " ; 


( 111) alter Schedule R the following Schedulc shall bo 

inserted, namely : 


1 त्वचा के लिए पाउडर 
2 . शिशओं के लिए त्वचा पाउडर 
3 . दांत पाउडर 
4 . दात पेस्ट 

त्वचा क्रीम 
6 . केश तेल 
7 . माबन पर आधारित शेप 
8 . मश्लिष्ट अपमार्जक पर आधारित शेपू 
9 . केश क्रीम 
10 . आक्सीकरण केश रजक द्रव 
11 कोलोन " 
[ सं एक्म 11013 / 8/ 81 - डीएमएस एण्ड पीएफए ] 

आर . के . सिंघल , सयुक्त मचिन 


" Schedule s 

( See Rule 150A ) 
Standards for cosmetics : 

Standlads for cosmetics in finished form - - The follow 
ing cosmetice in finished form shull conform to the Indian 
Stanards specifications laid down from time to time by the 
Indian Standards Institution . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th July, 1982 
G . S. R. 510 ( E ). - Whereas a draft of certain rules further 
to amend the Drugs and Cosmetics Rules , 1945 was publi 
shed , as equired by sections 12 and 33 of the Drugs and 
Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940 ) , under the notification 
of the Government of India in the Ministry of Hcalth and 
Family Wellare ( Department of Health ) No. G .SR . 518 ( E ) . 
dated the 21st September, 1981 l page 1540 of the Gazette 
of India, Extraordinary , Part -II , Section 3, Sub -section ( i ) , 
dated the 21st September , 1981. inviting objections and sug 
gestions from all persons likely to be affected trereby before 
the oxpiry of ninety days from the date of publication of 
the diaft nouſication in the Official Gazette ; 


1 . Skin Powdere 
2 . Skin Powder for infants 
3 . Tooth Power 
4 Tooth Paste 
5 Skin Creams 
6 . Hair Oils 
7 . Shampoo, Soap- based 
8 Shampoo , Synthetic -Detergent based 
9 Hair Cicams 
10 . Oxidation hair dyes, Tiqnd 
11 Cologne " 


[ No X 11013/381- DAMS & PFA ] 

R . K . SINGHAL, Joint Secy . 


J RINIFD DY THL MANAGER , GOYT, OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI 110064 

AND PUBIISIIFD BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DFLHI-110054 , 1982 


